• PART I]] 


HARYANA GOVT GAZ , JUNE 6 , 1999 (JYST. 16 , 1911 SAKA ) 


605 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 1 जून , 1989 


क्रमांक 417-ज (II ) -89/ 15402.- श्री ठंडी राम , पुत्र श्री सुख राम , निवासी गांव सिकोह पुर , तहसील ब जिला 
गुड़गांव , को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियय , 1948 की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 172-ज -11-88/ 17704, दिनांक 31 मई , 1988, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-ज-I - 79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 


मृत्यु के 


परिणाम स्वरूप , 


2. अब श्री टंडी राम की दिनांक 31 मई, 1988 को हुई 

हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है भोर माज तक संशोधन किया 
मया है ) की धारा 4 के अधीन. प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री टंडी राम की विधवा 
श्रीमती चम्पा देवी के नाम खरीफ , 1988, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
तबदील करते है । 


राज कुमार अरोड़ा , 


प्रवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 25th May, 1989 
No. 2377-2ECD1-89 /3941. Shri Sultan Singh , Block Development and Panchayat Officer, 
Barwala ( Ambala ) is retired from Government Service with effect from 31st May, 1989 ( afternoon ) 
on attaining the age of superannuation i. e. 58 years . 


No. 2378-2ECDI -89 / 3944. - Shri Vijay Singh Sharma , Block Development and Panchayat Officer, 
Gurgaon is retired from Government Service with effect fromthe 31st May, 1989 ( afternoon ) on 
attaining the age of Superannuation i. e . 58 years . 

2. His retirement is without prejudice to the decision that way to taken in the disciplinary 
proceedings pending against him . 


L. M. JAIN, 


Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Development and Panchayat Department . 


LABOUR DEPARTMENT 


The 29th May, 1989 


No. 10 (56 )88-5Lab.In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91- A 
of the Employees State Insurance Act , 1948 ( Central Act 34 of 1948 ) and after consultation with 
the Employees State Insurance Corporation , the Governor of Haryana hereby grants exemption to 
the regular employees of the Mechanical Workshop of Public Works (B & R ) Departments at 
Ambala , Panchkula , Gurgaon , Karnal and Hissar from the operation of the said Act, with imme 
diate effect. 


Government notification issued , -vide even 


2. This is in partial modification of Haryana 
No. dated the 14th February , 1989 . 


